रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


- 


- 


T 


५... 


LAM 


LIM 


- 


सामवजन 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


HAMAKAM 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 415 ] 
No. 4151 


नई दिल्ली , सोमवार , जून 29 , 2015 / आषाढ़ 8 , 1937 
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29 , 2015 / ASADHA 8 , 1937 


पोत परिवहन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 जून , 2015 
सा . का . नि . 518 ( अ). - महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा (1 ) के साथ पठित धारा 
124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार मुंबई पोर्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाये तथा इस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यथा प्रस्तुत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम 2015 को 
एतद्द्वारा मजूरी प्रदान करती है . 

उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे . 


। 


संधिोनी 


अनुसूची 

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट 
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम, 2015 
महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मुंबई पोर्ट का 
न्यासी मंडल, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम , 2010 में संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्न 
विनियम बनाता है , अर्थातः - 
संक्षिप्त शीर्षक एव प्रारंभ. - 

इन विनियमों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम , 2015 के नाम से 
जाना जायेगा । 
महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 तथा 132 के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार, जिस तिथि 

को केन्द्र सरकार की मंजूरी भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगी उस तिथि से ये विनियम लागू होंगे । 
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम , 2010, में सतर्कता विभाग के अधीन क्र . सं.107 में दिये 
गये उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद हेतु अनुसूची में 

कालम सं. 11 के तहत प्रविष्टियाँ " प्रतिनियुक्ति द्वारा" शब्दों से प्रतिस्थापित की जायेगी. 
( ii) कालम सं. 12 के तहत प्रविष्टियाँ, निम्न द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी . 

" महापत्तन न्यासों में , सदृश पद धारक अधिकारियों या महापत्तन न्यास में रू. 24900 - 50500 ( पूर्व संशोधित 
रू .13000 - 18250 ) के वेतनमान के इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले पद धारक अधिकारियों से 


2863 GI / 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


प्रतिनियुक्ति पर तथा ऐसा कोई उपलब्ध न हो तो केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / स्वायत्त 
निकायों के अनुरूप श्रेणी धारक अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति । 
सतर्कता कार्य में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी . 
चयन योग्यता के आधार पर किया जायेगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र श्रेणीकरण में निर्धारित स्तर 
" JET 37781" CH 78 ETT 

[ T. FT. 01311 – 12012 / 2 / 2011 – 415 - 1] 

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव 
fèmuft : Ha Afya, De Poht on facich 26 .3.1977 h HI. CHI. . TE 426 ☆ DEN HULP font T JET Apa fandt 

a s The Sec Hat Haff , apocal 791 461- fa ) faftuh , 2010 fenih 7.5. 2010 Th FT.CHT. . piel 387( ) 
तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये गये । 


T 


MINISTRY OF SHIPPING 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th June , 2015 
G .S .R . 518 ( E ). — In exercise of the Powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 124 , read with Sub - section 
(1 ) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the 
Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment Regulations , 2015 made by the 
Board of Trustees for the Port of Mumbai and set out in the Schedule annexed to this Notification . 

The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette . 


SCHEDULE 

MUMBAI PORT TRUST 
Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment Regulations, 2015 . 

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of 
Trustees of the Port of Mumbai hereby makes the following regulations to amend the Mumbai Port Trust Employees 
(Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations, 2010 , namely: 

Short Title and commencement. 

(i) These Regulations may be called as the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and 
Promotion ) Amendment Regulations, 2015 . 
( ii ) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as 
required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of 

India . 
II In the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations , 2010 , in the 

schedule, for post of Dy. Chief Vigilance Officer at Sl.No . 107 under the Vigilance Department - 

(i) The entries under Column No. 11 shall be substituted by the words, " By deputation " . 
( ii ) the entries under Column No.12 shall be substituted by the following : 

“ Deputation from officers of Major Port Trusts holding analogous posts or officers holding posts in 
the pay scale of Rs.24900 - 50500 (Rs.13000 - 18250 pre -revised ) with 3 years regular service in the 
grade in Major Port Trusts failing which from officers of the Central Government/State 
Government/PSUs/Autonomous Bodies with similar grade. 
Preference will be given to the persons having experience in vigilance work . 
The selection will be by merit for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be 
below " Very Good ” 

[F . No.PR - 12012 /2 / 2011 - PE - I] 

BARUN MITRA, Jt. Secy . 


Note : The Principal regulations were sanctioned by the Central Government under GSR No.426 of 26 .3 .1977 and 
repealed . The Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations , 2010 were notified in 
the Gazette of India under No .GSR 387 ( E ) dated 7 .5 . 2010 . 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


